NOW 

सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 आषाढ़ 1944 ( श 0 ) 
( सं ० पटना 441 ) पटना , मंगलवार , 5 जुलाई 2022 


क्र ० 

ब्रह्मपुर 

1 . 
2. काराकाट 

3 . 

काराकाट 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 
( चकबंदी निदेशालय ) 


निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


अधिसूचना 

24 जून 2022 

सं ० 11 / चक 0 - यो0-01 / 2022-660 / चक ० - - बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 
1956 ( बिहार अधिनियम 22 , 1956 ) की धारा 4 ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चकबंदी अधिनियम की 
धारा 3 ( 1 ) के अधीन निर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से निम्न राजस्व मौजों में चकबंदी संक्रियाएं की प्रक्रिया 
को रदद किया जाता है । 

अंचल 


मौजा का नाम 
ब्रह्मपुर 

नाद 

बाद 


थाना नं ० 
251 

656 

665 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
ह ० / ( अस्पष्ट ) , 

सरकार के संयुक्त सचिव | 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित 

बिहार गजट ( असाधारण ) 441-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


